४ ४४५ 


TAN 


प्रकाशंक 


नि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana 


= 


pram or * 
. 


Ws 


~~. 


कि 


si Collection. 


ग 







A 


TT % ७" ७७ कुल 


me oa! ~ 5 


caret रामतीर्थं के राष्ट्रीय विचार 


s 
<€ 
PAR Td EY 


3 

= 
* 
हे es 
P 4 
. च 7 
we ay 
` 
. 5 


hos ls 








दो शब्द 


आज -विशव'में aaa अशांति ही अशांति दिबाई पडतो gi 
चन्द सिरफिरे लोग भारतवर्ष को श्मशान में वदलना चाहते हैं । 
दुनिया मानो बारुद के ढेर पर बैठी है। अपने देश की भो कोई अच्छी 
दशा नहीं है! क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, 
मतवाद, पाखण्ड अपने घिनौने रूप में उभर कर सामने आ गये हैं । 


इस स्थिति से उभरने के लिये शहनशाह राम अद्वैत का सन्देश 
देते हुं । कहने की आवश्यकता नहीं कि आज विश्व को स्वामी 
रामतीथ की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी । 


इन पृष्ठों में स्वामी रामतीर्थं के जाने-माने व्याख्याता श्री इयाम _ 

लाल कश्यप, एडवोकेट, अलीगढ़ ने स्वामी राम के आलौकिक जीवन 
और उनके दिव्य विचारों की झाँकी प्रस्तुत की है। इस से आप सव 
का कल्याण हो, एसी मेरी कामना है। : 


> 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन कार्य में मुझे स्वामी रामतीर्थ के 
दर्शन के ममेज्ञ और सुविख्यात राष्ट्रवादी विचारक डा० वेदराम 
शर्मा का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके लिये मैं उनका हृदय से 
अभारी हूँ । | 


रमेश अरोड़ा 
दिनाङ्क ४--११--१६८४ महामन्त्री 
| स्वामी रामतीर्थ मिशन (रजि०) 
हरी ओ३म्‌ नगर, मेरिस रोड, 
अलीगढ़ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्वाभी रासतीथ का संक्षिप्त परिचय 


स्वामी रामतीर्थ का जन्म सन्‌ १५७३ में मुरालीवाला ग्राम गुजरावाला 
पंजाब में हुआ था । जन्म के बाद माता चल बसी, तव वह बड़े भाई गुरुदास व 
बड़ी चाची के हाथों पाले गये | विरोके से उनका विवाह छोटी उम्र में हुआ । 


विद्यार्थी जीवन में कठोर संकल्प, १८८८ में हाई स्कूल, १८४० में इण्टर, 
` १५८३ में बी० Yo तदुपरान्त एम० ए० गणित से किया'। | 


१८४४ में स्कूल मास्टर का कार्य हाथ में लियां। १५८६ में Huta 
क्रिश्चियन कालिज में गणित.के मुख्य प्राध्यापक बने | इसी बीच विश्व के 
समस्त गढ़तम साहित्य का मंथन किया । सारी-सारी रात रावी के किनारे' 
` जाग-जाग कर अहत की स्थापना की । इसी बीच उनका जगत्‌-दिख्यात निबंध 
(How to Study Mathematics) छपा और उन्होंने एक अनोखे पत्र 
अलिफ का सम्पादन किया । यकायक उनकी भेंट स्वामी विवेकानन्द से हुई 
भर १८०१ के जुलाई मास में हिमालय के घनघोर जंगलों में खो गये। लम्बी- 
लम्बी पद यात्राए कर भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनुंभंव किया । 
जापान गये और वहाँ से अमेरिका १४०४ में भारत लौटे, १६०६ में मौत को 
हुक्म दिया और संसार की. महानतंम्‌ आत्मा सवंदा के लिए कोटि-कोटि विश्व 
वासियों को जगा कर, कभी नं भंग होने वाली गहन निद्रा में सो गयी ।” 


हो कहा था “हाथ में लिया हुआ काम मुझसे पूरा होता न जानं 
र परन्तु मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के वाद वह किसी समय 
न भोर अधिक अच्छी रीति से होगा । जो विचार मेरे मन में भरे हैं 
lhe पाकर समाज में फैलेंगे जब मैं सारे मनसूवों, इच्छाओं और 
१ ताग कर परमात्मा में अपने को लीनं कर gar i” ` 


--.६-- 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(३) 


| उद्बोधन 
भारत साता 
“ऐ saa हुये सूर्य ! तू भारत भूमि पर निकलने जा रहा है । क्या तू कृपा 
करके राम का यह संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माता की सेवा में ले जायगा ? 
झया ही अच्छा हो यदि यह मेरे प्रेम-पूण आंसू भारत के खेतों में पहुँच कर 
ओस की वूदें बन जाएं | जैसे एक शेव शिव की पुजा करता है, वेष्णव विष्णु 
की, वौद्ध बुद्ध की, ईसाई ईसा की और मुसलमान मोहम्मद की, बैसे ही मैं 
प्रेमाग्नि में निमग्न चित्त से भारत को पूजता है । ऐ भारत माता मैं तेरे प्रत्येक 
रूप में तेरी उपासना करता हूं । तू ही मेरी गर्भा है, तू ही मेरी काली देवी है, 
तू ही मेरी इष्ट देवी है, तू ही मेरा सालिगराम है, भगवान Hua जिनको 
भारत की मिट्टी खाने की रुचि थी । भारत माता के प्रत्येक पुत्र से मैं ऐसा 
क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों ओर दिन-प्रतिदिन वढ्नेवाले 
राष्ट्रीय जीवन का संचार कर सके | समस्त भारत मेरा ही शरीर है।” 
न i m 
हिन्दी भाषा | 
राम हिन्दी अक्षरों की सिफारिश करता है क्योंकि aga शीघ्र हिन्दी भारत 
वपं को राष्ट्रीय भाषा हुआ चाहती है | 
mae {4 oe 
मैं भारतवषे हें-व्यावहारिक वेदान्त 


मैं समस्त भारतवर्ष हु, भारत भूमि मेरा अपना शरीर है, कन्या कुमारी 
मेरा पाँव है । हिमांलय मेरा शिर है। मेरे वालों में श्री गंगाजी बहती हैँ । 
. मेरे सिर से सिन्धु और ब्रह्मपुत्र निकलते हैं । विन्ध्याचल मेरी कमर के fire 
कमरवन्द है । कुरुमण्डल मेरी दाहिनी और मलावार वाँई जंघा है । में समस्त 
भारतवर्ष हूं । इसकी पूर्व और पश्चिम दिशाएँ मेरी दोनों भुजाएं हैं ओर 
मनुष्य जाति को आलिंगन करने के लिये मैं उन भुजाओं को सीधा फेलाता हूँ । 
आहा ! मेरे शरीर का ऐसा ढांचा है । यह सीधा खड़ा है और अनन्त आकाश 
की ओर दृष्टि दौड़ा रहा है । परन्तु मेरी वास्तविक आत्मा सारे भारतवषं की 
आत्मा है। जब मैं चलता हूँ तो अनुभव करता हूं कि यह सारा भारतवप 
चल रहा है । जब मैं बोलता हूं तो भान करता हूँ कि यह भारतवर्ष बोल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(४) 


रहा है | जब में श्‍वास लेता हे तो महसूस करता हूँ कि यह भारतवर्ष श्वास 
ले रहा है । मैं भारतवषं हूँ, मैं शेकर हूँ, मैं शिव हूँ । 
स्वदेश भक्ति का ag अति उच्च अनुभव है और यही व्यावहारिक 
वेदान्त है । 
— i — 
हिन्दू जाति-अजर-अमर 
एक ag दिन था कि यूनानियों के दल बादल लश्करों की दौड़ धूप से 
भूमि कापती थी। आंज सैलकुश और सिकन्दर (जिसे इतिहास में भूल सें 
महान्‌ कह दिया ) के देश की कहानी वाकी रह गई है। एक दिन वह था 
'कि रूम की राजधानी की ध्वजा भूमण्डल के लगभग प्रत्येक स्थान पर लह 
राती थी । आज केसरो (सीजस) के सिहासनों पर मकड़ियाँ जाले तान रही 
हैं। एक ag दिन था कि अफराकियाव फरे दूं और कैकौस की असंख्य-सेनाएं 
और घोड़ों की टापों से सुविस्तृत-अरण्यों में पृथ्वी छह और आसमान आठवां 
हो गया का मामला हो रहा था | आज वही मुट्ठी भर रुस्तमजी, सोहराव जी 
फारस से अलग होकर भारतवर्ष में काल व्यतीत कर रहे हैं । मुगलों का 
चमकता चाँद भी दो दिन की चमक-दमक दिखाकर बिलकुल फीका पड़ गया 
भौर कई वलसम्पत्न साम्राज्य सागर की लहरों की भांति उत्पन्न होकर 
मिट गयें। रुम के वादशाह के महल पर मकड़ी पहरादारी करती, और 
उल्लू भध्ररसियाव के Tae पर अव नौबत बजा रहा है और अव वहाँ मनुष्य 
के स्थात पर उल्लू बोल रहा है | 
कितु वह (हिन्दू) जाति जो यूनानियों के प्रकाश (ज्ञान) का स्रोत थी 
उस समय उपस्थित थी जव रूमी सम्राज्य की नींव भी नहीं पड़ी थी और 
= an की योरोपीयन शक्तियाँ (राष्ट्रों) के पिता पितामह जमंनी 
hr ae जिसके आदि के पता लगाने में इतिहास की आंखे 
के समय में हन्द Rae i में आज तक बीस करोड़ (स्वामी राम 
हो ac था) [द है और बढ़ती फैलती रहेगी । क्यों ? 
शासित! Sey aR आनन्द से आरम्भ होता है और शान्ति ! 
hacen tae. होता है । ईश्वर का अनुग्रह इस जाति पर॑ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बँ 
| 





(५) 


हिन्दू के लक्षण 
हिन्दुओं में हमको नुकता चीनी का भाव नहीं जाग्रत करना है किन्तु जाग्रत 
फरना है गुणग्राहकता, भ्रातृत्व की भावना, समन्वय की बुद्धि, कार्यों और 
अ्म-गौरव में सहयोग | 
यदि कोई बालक ईसाई (मुसलमान आदि) हो जाता है तो वह अपने 
हिन्द पिता का gre aia होते हुये शी गली के कुत्ते से अधिक गयाबीता 
(अपरिचित ) हो जाता है । 
~~ 
उठो जागो 
| उंठो जागो अव सोने क्रा समय नहीं रहा । आदर्श स्वरूप प्रतापी गुरु 
शोविन्द्सह का राष्ट्रीय धर्म के लिये अपने व्यक्तिगत घरेलू और सामाजिक 
= धर्म को त्याग देने की वीरता के वराबर और क्‍या वीरता हो सकती है ? लोग 
शक्ति प्राप्त करने के पीछे मरे जाते हैं किन्तु ये नहीं समझते कि राष्ट्र की 
समष्टि आत्मा के साथ अपनी व्यष्टि आत्मा के अभेद करने पर उनके हाथ में 
कितनी अनन्त शक्ति आ जायगी । ओम्‌ ! ओम्‌ !! 
= fe 
सेरे भाई 
ईसाई, हिन्दू, पारसी, आये समाजी, fara, मुसलमान और वे लोग 
जिनके ged, हड्डियाँ, तथा मस्तिष्क मेरी प्यारी इष्टदेवी भारतभूमि के अत्त ' 
भौर नमक खाते से वने हैं, वे मेरे भाई हैं। नहीं नहीं मेरा अपना आप हैं । 
उनसे कह दो कि मैं उनका हूँ मैं संबको हृदय से लगाता हूँ, किसी को. अलग 
भहीं करता । मैं प्रेम रूप हूँ । प्रकाश के समान प्रत्येक पदार्थ को, सबको 
प्रकाश की किरणों से भर देता हूँ । मैं सबसे प्रेम करता हूं । 
oH ee 
र्भा की महिमा 
हिन्दू के अन्तःकरण की पवित्र भावना (माँ) शब्द से प्रकट होती है । 
w amam Fe 
स्त्रो शिक्षा 
यदि भारतवर्षं को जीवित रहना है तो स्त्रीशिक्षा का अत्यंत निस्तार के 
GUT प्रचार करना पड़ेगा । 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(६) 


राष्ट्रीय एकता 
राष्ट्रीय हेमन्तोत्सव दक्षिण -भारत के सुखदायक प्रदेशों में, राष्ट्रीय 
ग्रीष्मोत्सव उत्तरी Taal के प्राकृतिक दृश्यों में, वसन्तोसव वंग देश में, और 
शरद ऋतु का सम्मेलन पश्चिमीय हिन्दुस्तान में होना चाहिए । राष्ट्रीय 


एकता की वृद्धि में एक दूसरा साधन है राष्ट्रीय सहित्य का उत्पादन उसकी 
नति, उसकी परिष्कृति | 


— शष 
भारत का पततत 
भारत वर्ष का पतन वेदान्त के अभाव से हुआ | 
— A 
अलमारियों में बन्द वेदान्त को पुस्तकों से. काम न चलेगा । तुम्हे. उनको 


आचरण में लाना होगा | 
| जन 


` शंख नाद 
चाहे अकेले, चाहे अनेक शरीरों द्वारा काम करते हुए राम गम्भीरता 
पूवक प्रतिज्ञा करता है कि दस वर्ष के भीतर भारतवर्ष से अंधकार और 
दुर्वेलता को दूर कर वह उसमें सच्चा जीवन भर.देगा और बीसवीं शताब्दी 
के पर्वाध्य के पहले भारतवर्ष पुनः अपने Ga गौरव पर प्रतिष्टित होगा आप 


राम फे शब्दों को नोट करले | 
जनसख्या 


` यदि जनःसंख्या की समस्या बिना हल हुए. रह गई तो राष्ट्रीय एकता 
ओर परस्पर मेल-मिलाप की बातचीत आकाश-पुष्प के समान कल्पना मात्र 
रहेगी) । 
॥ प्रेरक प्रसंग 
मृत्यु ये नहीं पूछती कि तुम्हारे पास कया है, किन्तु यह कि तुम हो क्‍या ? 
जीवन का प्रश्‍न यह नहीं मेरे पास बया है किन्तु मैं ह क्या ? 


=e i य 
जव राम जापान से अमेरिका गये तव सनफ्रांसिसको वन्दरगाह पर वे 


` जहाज की डेक पर घूमने लगे । एक अमरीकन उनकी मस्ती से चकित होकर 
उनके पास आकर पूछने लगा । 


आपका रुपया पेसा कहाँ है । 
में रुपया अपने पास नहीं रखता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SoS 


Ss ome ——e ~ — < ~ 


— ate 2.Peeet a 5 


thrteen. ) 


(७) 


फिर आपका जीवन कैसे चलता है ? 

जब प्यास होती है पानी, जव भूख लगती है खाना हाजिर होता है । 

किन्तु क्या अमेरिका में मी आपके कोई ऐसे मित्र हैं ? 

हाँ हैं क्यों नहीं, मैं केवल एक अमरीकन को जानता हूँ वो तुम हो । यह 
कहकर स्वामी ले उसके कन्धे को छू लिया वह अमेरिकन उनका हृदय से दास 
हो गया । 
| ५ it | 

एक वार किसी पर्वत की यात्रा पर भयानक वरसाती तूफान आ गया 
उनके साथ चार हुटटे-कटटे पहाड़ी एक एक करके गिर गये | तूफान सधन 
होता देख एक शिष्य ने कहा, “स्वामी-जी ! मैं मरा” स्वामी ने मुस्कराकर 


प्रकृति को आदेश दिया “शान्त हो” और लो क्षण भर में ही तुफान शांत 
हो गया । 
fF 


एक वार परीक्षा में एक प्रश्‍न पत्र में लिखा था कोई से ६ प्रश्‍न १३ 
में से करिए (Solve any Six out of thirteen) स्वामी राम ने 
१३ प्रशत हल करके नीचे लिखा कोई से ६ देखिए (See any six out 


— {y 

हालीवुड की एक aga धनी सुन्दर अभिनेत्रीने अपना सर्वस्व स्वामी 
राम को देने की पेशकश की शतं थी किं स्वामी राम अपने पैन से उसकी डायरी 
में लिखें किं ag उनकी पत्नी है । स्वामी राम ने मुस्कराकर उसको डायरी में ` 
लिखा तुम मेरी पवित्र माँ हो । 


— f} 
जव रामं अमेरिका में था तो सर पर पंगंड़ी हिन्दुस्तानी थी किन्तु बाजारों 
में. बर्फ होने के कारण जूता उसी देश का था । लोगों ने कहा जूता भी ferg- 


स्तानी क्यों नहीं रखते ? राम ने उत्तर दिया, सर तो.हित्दुस्तानी रखूंगा “ 


किन्तु पाँव तुम्हारे ले ar । राम तो चित्तं से थह चाहता है कि आप ferge 
स्तानी .बने रह कर अमेरिका आदि से बढ़ जाए । 
| este 
यंमुनोत्री की यात्रा के संमय स्वामी जी को बताया भया कि अभुक गुफा 
भें जो गया है वो वापिस जिन्दा नहीं लौटा । स्वामी जो उसमें एक महीने तक 


रहे उसमें बड़े-बड़े विपधर थे और वाहर थे भयानक शेर । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(८) 


पुष्कर मगर मच्छो की झील में आधा घंटा नहाते समय मगर-मच्छ 
हजारों की संख्या से उनके इदे-गिदे आ गये उनके शिष्य जो उनके पीछे पीछे 
थे घबरा गए, स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उनसे दुलार किया और बोझल दिल 
से उनसे विदा ली । 

— j4 — 

स्वामी जी ने विद्यार्थी जीवन में ये कठोर व्रत लिया कि बिना किसी की 
` सहायता के गणित की सश्यताओं को हल करेंगे एक दिन सुवह से शाम, शाम 
से सुबह हो गई प्रश्‍न हल नहीं हुआ उन्होंने मकान की छत पर चढ़कर जीवन 
का अंत करने को चाकू TAT पर रखा तभी विश्व की अद्वितीय घटना हुई 
उस प्रश्‍न का हल सुनहरी अक्षरों में आकाश पर लिख गया । 


Aa 


एक वार पोर्ट सईद में लाजे कर्जेन के साथ एक ही जहाज में भारतवर्ष 
आने से राम ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि दो बादशाह एक साथ एक 


नाव में नहीं जा सकते । उन्होंने अपनी यात्रा रह कर दी और दूसरे जहाज से 
भारत आये । 


. 
RE ENN CSN Be ee ES SS : “oc 


i WEF 
s 


— ee 
अध्यात्मिक अनुभवों की प्रारभिक मंजिल पर स्वामी जी ने लक्ष्मन झला 
से कुछ आगे एक पहाड़ से गंगाजी में छलांग लगा दी । मां गंगा ने उनको 
एक चट्टान पर qor दिया और वहीं उनको समाधि हो गई और अभीष्ट 
की प्राप्ति हुई । 
=e 4 
भागती फिरती थी दुनियाँ जब तलव करते थे हम 
अव जो नफरत हो गई वो वेकरार आने को हैं । 
— — 
बांधे हुए grat को बा उम्मीद इजाअत 
रहते हैं खड़े संकडों मजमू मेरे आगे | 
न->श--> : 
कोई मनुष्य परमात्मा से अपनी अभेदता तव तक नहीं कर सकता जव 
तक कि समग्र राष्ट्र के साथ अभेदता उसके रोम-रोम में जोश न भरती हो । 
i—i 


राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करना ही देवताओं की आराधना है । 
| कटक 





(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri’ & 


(६) 


किसी देश की उन्नति छोटे विचार के as आदमियों पर नहीं किन्तु बड़े 
विचार के छोटे आदमियों पर है । 
2 Ep 
यदि विदेशों में अपना निर्वाह करने के सिवा तुम अपने देश के लिए 
कुछ नहीं कर सकते तो वहीं रहो और यदि तुम्हें भारत माता को दुखती 
छाती पर रेंगती हुई जोंक बनना पड़े तो अरब सागर में कूद पडो । 
ह 2 
मेरे प्यारे हिन्दुओ ! Rada अथवा समय अनुकूल बनने से घुणा करके 
और पुरानी रीतियों तथा वंश परम्परा पर अत्यन्त जोर देकर अपने को 
मनुष्यता के आसन सें नीचे मत गिराओ । 
ee i 
111 काव्यासत 
जोतूहैसो मैं हे जो मैं gar तू है। 
न कोई आरजू हैन कोई जुस्तूज है ॥ -: 
बसा राम मुझमें में अब राम में हूँ । 
न इक है न दो हैं फक्त तू ही तू है ॥ 
उठा जजकि माया का पर्दा ये सारा | 
किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा ॥ 
wat कोन ताकत न मन को रसाई। 
मिले अब gat मेरी ही बादशाही ॥ 
' जहां मैं हृ फरिश्तों से वहां आया 
नहीं जाता | 
किसी से मेरी मंजिल का पता 
पाया नहीं जाता 1 
— i$- 
शहनशाहे जहान है सामल हुआ है तू । 
पेदा कुने जपान हैं डायल हुआ है तू ॥ 
.सौ बार हो गरज तो at धो पिये कदम । 
क्यों aaf मिहरो माह पर मायल हुआ है तू ॥ 
खंजर की वया मजाल कि एक जख्म कर सके । 
तेरा ही है खयाल कि घायल हुआ है तू ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१० ) 


- क्या शाह को गदा का राजिक है कोई और 1 
दूध लासो तंगदस्ती का कायल हुआ है तू ॥ 
टाईम तो है तेरे मुज़रे के मोके की ताक में । 
क्यों डर से उनके मुफ्त में जायल हुआ है तू ॥ 
हमवाल तुझसे रहता है हर आन राम तो। | 
खुद बन के पर्दा बस्ल में घायल हुआ है तू ॥ 

मोहब्बत की नहीं जाती .-मोहब्बत हो ही जाती है 

` यह शोला खुद भड़क उठता है भड़कायो नहीं जाता ॥ 

मोहब्बत के लिये कुछ खास दिल मखसून होते हैं । 

ये वो नगमा है जो हरं साज पे गाया नहीं जाता १ 
So 

` हम रूखे टुकड़ों खायेंगे, भारत पर वारे जायेंगे । 


हम सूखे . चने चबायेंगे, भारत की वात वनायेंगे। 
हम नंगे उमर बितायेगे, भारत पर जान मिटांयेंगे > 


सूलों पर ats जायेंगे, कांटों को राख वनायेंगे । . 


हम दर दर धक्के खायेगे, आनन्द की झलक दिखायेंगे । 
सब रिस्ते नाते तोडगे, दिल इक भारत संग जोड़ेंगे । 
सव विषयों से मु ह alsa, सिर सब पापों का फोड़ेंगे । 


—e—. 


“रोशनी पर कर सवारी 

आंख से कर नुर बारी 

हर. दिलो-दीदा में जा झण्डा 

अलिफ का गाइ दे 1९ न 
मैं खेलता हू' होली, दुनियां से गेंद गोली, 
Gg इस तरफ को फेंक", ख्वाह उस तरफ चला a 
उंट कर खड़ा हू खौफ से खाली जहान में 
तस्कीने दिल भरी है मेरी दिल at जान में हैं 


Wl जमां जका है मेरे पैर मिस्ले संग - 


मैं कमो कर आसकू हु” केदो ब्यान में 


CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection: Digitized by eGangotri 


~ 8 


7 


£ 


Dns. 


(११) 


शहनशाह दूनियां के मोहरे हैं मेरी शतरंज के 
दिललगी की चाल है सब रंग सुलह व जंग के. 
रक्शे शादी से मेरे जब काँप उठती है जमीं. 
खिल खिलाता कहकहाता मैं वहीं । : 
हवा इसके लियां करती हैं मेरे इक इशारे पर 
हैं कौड़ा मौत पर मेरा अहा ! अहा ! अहा ! 
अजर है आत्मा मेरी कजा से मैं नदी डरता 
मेरे ऐमाल अच्छे हैं खुदा से मैं नहीं डरता। 


te 

तमाम दुनिया है खेल मेरा मैं खेल सवको 
खिला रहा हूं । 

किसी को aga बना रहा हूं किसी को 

| गम में रुला रहा हूं । 


कभी मैं दिन में निकालू सूरज 
कभी में सबको दिखाऊ तारे। 
थे. जोर मेरा है. दोनों पावों को 
मिसले फिरकी फिरा रहा हूं 1. 
— $k — ' 
` अपने मजे के खातिर गुल तर्कं कर दिये जव 
सारे जमी के ग्रुलशत मेरे ही बन गये तव। 
मैने माना दहर को तूने किया पैदा वले। 
सैं वो खालिक हूँ मेरी कुन से खुदा Tar gar 
——— 
न वाकी छोड़ेंगे इलम कोई 
थे इस इरादे पे जम के बेठे 
है लिखा पिछला पड़ा भी 
गायब खड़े हैं रोम भौर गला रुके हैं 
अकल नहीं चाहिए हमको 
पागलपन दरकार 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२ 


राम को हमने जाबजा देखा 
कभी वंदा कभी खुदा देखा - 
oe 1 

एक gra विच गल्ल मुकदी है 
फड़ नुकदा छोड़ कितावां नू 
दे फूक हिसाब famat T 
कर साफ दिलादे ख्वाबां नू 
इक असिफ पढ़ो छुटकारा है 
इक अलिफ पढ़ो छुटकारा है. 


. TATE 
मैं न बन्दा न खुदा था मुझे मालुम न था 
दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालुम.न था 
—— ie 
दुई का तजकरा तौहीद में पाया नहीं जाता 
जहाँ मेरी रसोई है मेरा साया नहीं जाता | 


ES ee 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


43. 


. a 

a 
क wei 
CY “SR 
भ ms 


atatatetatututatutatetatatatetattutatalatateletatetetetstetetets 


se) ee cee. o ~ - 


22249 07929 / 0 sa: 


ds Sins TRISTET ARENAER 


LG प्रार्थना 1 


ईश्वर प्रभु प्यारे विनती सुनो हमारी । 
हम हैं अनाथ अति हो आये शरण तुम्हारी ॥ 

गुजरी उमर हमारी पापों में हे पिता जी । 
दुःखों पे दुःख देखे पाये हैं कष्ट भारी ॥ 

तापों ने है तपाया शान्ती ने मुख छिपाया। 
दिल तड़पता हमेशा I से नीर जारी॥ 

विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला । 
नहीं चेन इक घड़ी भी हरदम है बेकरारी॥ 

छुपा से अपनी तूने जो दाद दी थी हमको | 
गफलत में आके हमने बरबाद करदी सारी ॥ 

किश्ती हमारे दिल को फं मोह के भॅवर में। 
खातो पड़ी है धवके फिरती है मारी मारी ॥ 

मन, आँख, कान, जिह्वा वश में नहीं हमारे । 
आकर के तंग इनसे करते हैं गिरियां जारी ॥ 

तुम बिन नहीं है भगवन्‌ कोई ददाह अपना । 
खुदगजे नजर आवे बाको है दुनियां सारी ॥ 

हम तुम असल में एको कहते हैं वेद यह जो । 
पर्दा उठा दिखा दो अपनी शकल प्यारी ॥ 

हो बेउमीद सब से रख आस एक “गोविन्द । 
आये हें दर पे तेरे राखो हमें म्रारी॥ 


मल ००2०2 0 into tecuiaratetetatulatatatatatatatetatatetatatats 


etatagutatutatstatetutetepatesatetesatatatatal 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्ति I IS KR IB LE IAI IR IE I I IA E T S 
—! आरती :-- 


3 
TATE 


आरती लीजे अज अविनाशी, 
प्रण परमानन्द प्रकाशी । 

नभ अरु धरणी आरतो थाला, 

चन्द्र सुरज दोऊ दीप उजाला, 


अंगर चन्दन सब धूप विराजे, 
झूला मेरु चेंबर तरु राशी (आरती०) 


फूल वनस्पति हे सारी, 

सातों सागर जल को झारी, 
अनहुद बाजे बाजे, 

गाजे राग डरे यम पाशो (आरती०) 

चार प्रकार के अन्न गोपाला, 

सोई तेरो भोग रसाला, 


लोग चतुर्दश मंदिर तेरो 
घट-घट आसान स्वयं विकाशो (आरतो०) 


E 


महावाक्य वेदन के जो हैं, 
सो तेरो चरणासृत सो हैं, 
गुरु पुजारी दे चरणामृत, 
पियें -नारि-नर बंध विनाशो (आरती०) 
& पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌, पूर्णात्‌ तूणंमुदच्यते । 
पूर्णस्य iaaa, पूर्णमवावशिष्यते ॥ 
४ शांतिः ! शांतिः ! | शांतिः ! 1 ! 


esuistesstatataietututatutatatatatatatatatetate: 
पीबीएस इण्ड० mro dto लि० प्रेस, ऊपर कोट, अलीगढ़ । फोन: ३५०२ 


_ 77 ene 


CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IE IE E LEIE L IE KE L IE E IA IOA IR IE IE IE TE IOE IE IE IA IE IE ISE IE IE FA IE IEA IIA IE I IIN INI 


